निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 आषाढ़ 1940 ( श0 ) 
पटना, बुधवार , 27 जून 2018 


( सं0 पटना 617 ) 


बिहार विधान परिषद् सचिवालय 


मक 


अधिसूचना 

18 मई 2018 
सं० वि .प. वि .- 41/2018 - 867 ( 3) वि .प . - माननीय उप सभापति , बिहार विधान परिषद् ने विधान परिषद् की " 
कालाजार नियंत्रण जांच समिति " के नाम में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त समिति का नाम " कालाजार एवं अन्य संक्रामक 
रोग नियंत्रण समिति " करने की कृपा की है। अब यह समिति " कालाजार एवं अन्य संक्रामक रोग नियंत्रण समिति " के नाम से 
जानी जाएगी । 

माननीय उप सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

ध्रुव नारायण पाठक , 

उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 617-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


